निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 193 ) 


1 माघ 1936 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 21 जनवरी 2015 


शिक्षा विभाग 


अधिसूचना 

20 जनवरी 2015 
सं0 8 / व० 3 - 157 / 03 अंश - I - 55 — "बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा ( संशोधन ) नियमावली 
2013 " ( अधिसूचना संख्या 1318 दिनांक 16.09. 2013) के द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए गठित की जाने 
वाली समिति में एक वरीयतम शिक्षक को तथा दो छात्र - छात्रा के प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में रखा गया है । 

" बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 " की धारा - 21 के प्रावधान के अनुसार 
विद्यालय के प्रबंधन समिति में तीन - चौथाई सदस्य माता - पिता / अभिभावक होने की अनिवार्यता के मद्देनजर " बिहार 
राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 " के नियम 26 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए 
विद्यालय के एक वरीयतम शिक्षक एवं छात्र - छात्रा के दो प्रतिनिधि को "विशेष आमंत्रित सदस्य " के रूप में समिति में 
रखा जाता है । उन्हें किसी विषय पर मत विभाजन की स्थिति में मत देने का अधिकार नहीं होगा । समान मत होने पर 
अध्यक्ष को एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार होगा । जिला द्वारा एवं विद्यालय शिक्षा समिति के निबंधन पदाधिकारी 
के द्वारा इस आशय का आदेश निर्गत किया जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुनील कुमार सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 193 -571 + 1000 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


